रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - एम.एच. - अ . - 08012021-224287 

CG - MH - E - 08012021-224287 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 
PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 05 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 8 , 2021 / पौष 18 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 8 , 2021 / PAUSA 18 , 1942 


No. 051 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 


मुम्बई , 8 जनवरी , 2021 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 


[ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) विनियम , 2021 


सं . सेबी / एल.ए.डी - एन.आर.ओ / .जी.एन / 2021 / 01.- बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) , धारा 11 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( खक ) तथा खंड ( ग ) और धारा 
12 की उप - धारा ( 1 ) तथा ( 1 ख ) के साथ पठित धारा 30 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ विनियम , 2012 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 


1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) 

विनियम , 2021 कहा जा सकेगा । 


2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त ( लागू ) होंगे । 


3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] विनियम , 2012 में , - 


120GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT - SEC.4 ] 


. 


विनियम 20 में , 


i . 


उप - विनियम ( 6 ) के परंतुक के खंड ( iv ) में , चिह्न । " , चिह्न " : " से प्रतिस्थापित हो जाएगा । 


ii . 


उप - विनियम ( 6 ) के परंतुक के खंड ( iv ) के पश्चात् , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् , - 


“ परंतु यह और कि खंड ( i ) एवं खंड ( i ) ऐसी आनुकल्पिक निवेश निधि ( ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 
फंड ) पर लागू नहीं होंगे , जिसमें आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक , प्रायोजक ( स्पॉन्सर ) , 
कर्मचारियों या निदेशकों अथवा प्रबंधक के कर्मचारियों या निदेशकों से भिन्न प्रत्येक निवेशक ने 
कम से कम सत्तर करोड़ रुपये या भारतीय रुपये से भिन्न किसी मुद्रा ( करेंसी ) में इतने के 
बराबर की रकम का निवेश करने का वादा किया हो और जिसने आनुकल्पिक निवेश निधि को 
उक्त खंडों के पालन के संबंध में छूट संबंधी दस्तावेज ( वेवर ) उसी प्रकार प्रस्तुत किया हो जैसा 
बोर्ड द्वारा बताया जाए । " 


अजय त्यागी , अध्यक्ष 


[ विज्ञापन III / 4 / असा . / 441 / 2020-21 ] 


पाद टिप्पण : 


1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] विनियम , 2012 , सं . एल.ए.डी. 

एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2012-13 / 04 / 11262 , 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 


2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक बिनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] विनियम , 2012 तत्पश्चात् , 


( 1 ) 16 सितम्बर , 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ 

( संशोधन ) विनियम , 2013 , सं . एलएडी - एनआरओ / जीएन / 2013-14 / 24 / 6573 , द्वारा 


( 2 ) 23 मई , 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( फीस का संदाय ) ( संशोधन ) विनियम , 2014 , 

सं . एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2014-15 / 03 / 1089 , द्वारा 


( 3 ) 26 सितम्बर , 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( रियल इस्टेट निवेश न्यास ) विनियम , 2014 , 

सं . एल.ए.डी. / एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2014-15 / 11 / 1576 , द्वारा 


( 4 ) 14 अगस्त , 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) 

विनियम , 2015 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2015-16 / 011 , द्वारा 


( 5 ) 4 जनवरी , 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) 

विनियम , 2016 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2016-17 / 026 , द्वारा 


( 6 ) 6 मार्च , 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम ) ( संशोधन ) 

विनियम , 2017 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2016-17 / 037 , द्वारा 


( 7 ) 1 जून , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) 

विनियम , 2018 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2018 / 19 , द्वारा 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( 8 ) 10 मई , 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ ] ( संशोधन ) 

विनियम , 2019 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2019 / 16 , द्वारा 


( 9 ) 17 अप्रैल , 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स ) ( संशोधन ) विनियम , 2020 , 

सं . सेबी / एल.ए.डी. - एनआरओ / जीएन / 2020 / 10 , द्वारा 


( 10 ) 19 अक्तूबर , 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान ( निवेश ) निधियाँ 

( संशोधन ) विनियम , 2020 , सं . सेबी / एल.ए.डी. / एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2020 / 37 , द्वारा संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai , the 8th , January , 2021 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ( ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS ) 

( AMENDMENT ) REGULATIONS , 2021 


No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2021 / 01.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 30 read 

/ - / / 1 
with sub - section ( 1 ) of Section 11 , clause ( ba ) and clause ( c ) of sub - section ( 2 ) of section 11 and sub - section ( 1 ) and 
( 1B ) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992 ) the Board hereby makes the 
( , ( 
following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 
Regulations , 2012 namely : 


1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2021 . 


2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


3 . 


In the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) Regulations , 2012 


I 


In regulation 20 , 


i . 


in clause ( iv ) of the proviso to sub - regulation ( 6 ) , the symbol “ . ” shall be substituted with the 
symbol " : " . 


ii . 


after clause ( iv ) of the proviso to sub - regulation ( 6 ) , the following proviso shall be inserted , 
namely , - 


" Provided further that clauses ( i ) and ( ii ) shall not apply to an Alternative Investment 
Fund in which each investor other than the Manager , Sponsor , employees or directors of 
the Alternative Investment Fund or employees or directors of the Manager , has committed 
to invest not less than seventy crore rupees ( or an equivalent amount in currency other 
than Indian rupee ) and has furnished a waiver to the Alternative Investment Fund in 
respect of compliance with the said clauses , in the manner specified by the Board . ” 


AJAY TYAGI , Chairman 


[ ADVT . III / 4 / Exty . / 441 / 2020-21 ] 


Footnote : 


1 . 


The Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) Regulations , 2012 were 

( , 
published in the Gazette of India on May 21 , 2012 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2012-13 / 04 / 11262 . 
The Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) Regulations , 2012 were 

( ) 
subsequently amended on , - 


2 . 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC.4 ] 


( 1 ) 16th September , 2013 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2013 vide No. LAD - NRO / GN / 2013-14 / 24 / 6573 . 
( 2 ) 23rd May , 2014 by the Securities and Exchange Board of India ( Payment of Fees ) ( Amendment ) 
Regulations , 2014 vide No. LAD - NRO / 

GN / 2014-15 / 03 / 1089 . 


( 3 ) 26th September , 2014 by the Securities and Exchange Board of India ( Real Estate Investment Trusts ) 

Regulations , 2014 vide No. LAD - NRO / GN / 2014-15 / 11 / 1576 . 


( 4 ) 14th August , 2015 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2015 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2015-16 / 011 . 


( 5 ) 4th January , 2017 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2016 vide No. SEBI / LADNRO / GN / 2016-17 / 026 . 
( 6 ) 6th March , 2017 by the Securities and Exchange Board of India ( Payment of Fees and Mode of 

Payment ) ( Amendment ) Regulations , 2017 vide No. SEBI / LAD / NRO / GN / 2016-17 / 037 . 
( 7 ) 15 June , 2018 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2018 vide No. SEBI / LADNRO / GN / 2018 / 19 . 
( 8 ) 10th May , 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2019 vide No. SEBI / LAD / NRO / GN / 2019 / 16 . 
( 9 ) 17th April , 2020 by the Securities and Exchange Board of India ( Regulatory Sandbox ) ( Amendment ) 

Regulations , 2020 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2020 / 10 . 


( 10 ) 19th October , 2020 by the Securities and Exchange Board of India ( Alternative Investment Funds ) 

( Amendment ) Regulations , 2020 vide No. SEBI / LAD / NRO / GN / 2020 / 37 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 


Digtally agned by SUKENDER 
MÁHAAAM 


MAHADASAM 


Dute ZL.OLO 1535 : 37 05:30 


